निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार 

गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1935 ( श ० ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 2 जनवरी 2014 


( सं ० पटना 30 ) 


सं 0 4 / पी 0 3-10-11 / 2010 गृ0 आ0-1811 


गृह विभाग 


विषय 


संकल्प 

6 मार्च 2013 
बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु जनसंख्या के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होकर कुल पाँच वर्षो 

में आवश्यकता आधारित विभिन्न श्रेणी के पुलिसकर्मियों के कुल- 43761 पदों के सृजन की स्वीकृति । 

गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई, 2009 को दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या 
एवं पुलिस बल का अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर 145 बताया गया है । बिहार राज्य पुलिस में सभी कोटि के 
पुलिसकर्मियों की स्वीकृत संख्या -85164 है, जिसके अनुसार बिहार राज्य में प्रतिलाख जनसंख्या पर पुलिस बल की 
औसत संख्या वर्ष -2009 में 80 थी । वर्तमान समय में 88 है । 

राज्य में 40 से 33 जिले उग्रवाद की समस्यायें से ग्रसित है । तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के बठते हुए 
विधि व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति की निरंतर गंभीर होती जा रही स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण के निमित्त भिन्न श्रेणी 
के पुलिस बल के सृजित पदों में वृद्धि किया जाना सरकार के विचारधिन था । 

3. सरकार द्वारा निम्नांकित 43761 पदों को उनके निर्धारित पे - वैण्ड तथा ग्रेड - पे में सृजित करने का निर्णय 
लिया गया है । 


2 . 


बिहार पुलिस में सृजित होने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त पदों की विवरणी 


क्रमांक 


पदों की संख्या 


पे० बैण्ड 


ग्रेड पे ० 


1 . 


पदनाम 
पुलिस उपाधीक्षक 
पुलिस निरीक्षक 


154 


9300-34800 


5400 


2 . 


533 


4600 


9300-34800 
9300-34800 


3 . 


परिचारी प्रवर 


51 


4600 


4 . 


103 


4600 


9300-34800 
9300-34800 


5 . 


240 


4200 


प्रारक्ष पुलिस निरीक्षक 
परिचारी 
अवर निरीक्षक 
प्रारक्ष अवर निरीक्षक 


6 . 


4659 


4200 


9300-34800 
9300-34800 


7 . 


324 


4200 


2 


क्रमांक 


ग्रेड पे ० 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जनवरी 2014 
पदनाम पदों की संख्या 

पे० बैण्ड 
सहा0 अवर निरीक्षक 

6457 

5200-20200 
हवलदार 

5191 

5200-20200 
सिपाही 

26049 

5200-20200 


8 . 


2400 


9 . 


2000 


10 . 


1900 


कुल पद 


43761 


4 . 


उपर्युक्त 43761 पदों पर नियुक्ति निम्नांकित कार्य योजना एवं शर्तों के अधीन की जायेगी । 


नियुक्ति की कार्य योजना 


क्रमांक 


पद का 
नाम 


नियुक्ति सीधे भर्ती से 

वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष 

वर्ष 
के कुल | नियुक्ति के | (2012-13) (2013-14) | ( 2014-15) | ( 2015-16) | ( 2016-17 ) 
पद 

पद 


1 


उपाधीक्षक 


154 


77 


15 


15 


15 


15 


17 


2 


4659 


2330 


466 


466 


466 


466 


466 


अवर 
निरीक्षक 
परिचारी 


3 


240 


240 


48 


48 


48 


48 


48 


4 


सिपाही 


26049 


26049 


5209 


5209 


5209 


5209 


5213 


कुल 


31102 


28696 


5738 


5738 


5738 


5738 


5744 


- 


जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित शेष पदों को प्रोन्नति से भरा जायेगा । 
5. पिछले एक वर्ष मे सृजित विभिन्न कोटि के पद इसी संख्या के अधीन सृजित माने जायेंगे । 

6. वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व मुख्यमंत्री का 
निर्णय प्राप्त किया जायेगा । 

7 उपर्युक्त प्रस्तावित पदों के सृजन पर आकलित आर्वतक वार्षिक व्यय -19,19,85,95,840 / - ( उनीस अरब 
उनीस करोड़ पचासी लाख पनचानवें हजार आठ सौ चालीस रूपये) मात्र है । इस आर्वतक व्यय का वहन बजट 
शीर्ष - 2055 - पुलिस - लघु शीर्ष -109 जिला पुलिस कार्यकारी दल एवं विपत्र कोड संख्या - एन0-2055001090001 में 
विकलनीय होगा । उक्त प्रस्तावित 43761 पद का सृजन अगले पाँच वर्षों तक हर वर्ष 8752 एवं अंतिम वर्ष 8753 भिन्न 
श्रेणी के पद जिसपर वार्षिक व्यय 3,83,97,19,168 (तीन अरब तिरासी करोड़ सनतानवें लाख उनीस हजार एक सौ 
अड़सठ ) रूपये मात्र व्यय होगा । 

8. इस स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

9. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ 
प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 30-571 + 500 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


